निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना , 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 42 ) 


जल संसाधन विभाग 


अघिसूचना 

5 दिसम्बर 2014 
सं0 22 / नि 0सि o(भाग0)-09-29 / 2010 / 1887 — श्री दुर्गानन्द चौधरी, ( आई0 डी0-1636 ) तत्कालीन अधीक्षण 
अभियन्ता, सिंचाई अंचल, भागलपुर के विरूद्ध उनके उक्त पदस्थापन काल वर्ष 2010-11 में दिनांक 23.08.2010 से 
आहूत अराजपत्रित कर्मचारियों के हड़ताल अवधि में हड़ताल का हवाला देकर अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा 
इनके अधीनस्थ कर्मियों के भी कार्यालय में अनुपस्थित रहने, सभी कर्मियों को कार्यरत मानते हुए हड़ताल अवधि का 
वेतन भुगतान करने, हड़ताली कर्मियों द्वारा कार्यालय खोलने अथवा कार्यालय में बैठकर काम करने में बाधा उत्पन्न 
करने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त को प्रतिवेदित नहीं करने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरूद्ध 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1144 दिनांक 09.09.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम -17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । 

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान ही गयी श्री दुर्गानन्द चौधरी के दिनांक 31.10.2011 को 
सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या 29 - सह - पठित ज्ञापांक 260 दिनांक 13.03.2012 द्वारा इनके 
विरूद्ध पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43 ( बी ०) के तहत सम्परिवर्तित किया 
गया । 

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -1360 दिनांक 16.08.2014 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं मंतव्य की 
समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री दुर्गानन्द 
चौधरी , तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 
उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 42-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


